निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 103) पटना , मंगलवार , 6 फरवरी 2018 


सं० AMRUT - 21- 03 / 2015 - 108 
नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

__ 17 जनवरी 2018 
विषय : - केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अधीन हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान , आरा, बेगूसराय, 

किशनगंज , कटिहार, बक्सर, सासाराम, छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना 
फेज - II की कुल प्राक्कलित राशि रू0 78255. 636 लाख ( सात अरब बयासी करोड़ पचपन लाख 
तिरसठ हजार छह सौ रू0 मात्र), बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड, पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज 
योजना की रू0 4894. 99 लाख ( अड़तालीस करोड़ चौरानवे लाख निन्यानवे हजार रू0 मात्र) और 
इसी योजना के अधीन PDMC के रूप में M / s WAPCOS Ltd की नियुक्ति ( तीन वर्ष के 
लिए) पर संभावित रू0 3691 .03 लाख ( छत्तीस करोड़ इक्यानवे लाख तीन हजार रू0 मात्र) के 
व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति । 

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल 
नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( AMRUT ) योजना का शुभारंभ दिनांक - 25. जून, 2015 को किया गया इसके 
अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित 
किया गया है । इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास 
योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है । भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual 
Action Plan (SAAP-I) 664. 20 करोड़, SAAP-II 775.20 करोड़ एवं SAAP-III 1030 .37 करोड़ की योजना 
स्वीकृत है । इसी क्रम में SAAP- III के अंतर्गत हाजीपुर , बगहा, मोतिहारी, सिवान , आरा, बेगूसराय, किशनगंज, 
कटिहार, बक्सर, सासाराम , छपरा , जहानाबाद एवं बिहारशरीफ , बेतिया , डेहरी एवं दरभंगा जलापूर्ति योजना फेज - II , 1 
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना, 1 फिकल स्लज मैनेजमेंट योजना एवं 20 पार्क विकास योजना की स्वीकृति भारत सरकार 
द्वारा प्रदान की गयी है । 

2. योजना के लिये आवश्यक निधि के स्रोत का फंडिग पैटर्न : 

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( AMRUT ) योजना के अधीन 10. 00 लाख से अधिक 
आबादी वाले शहर ( पटना) के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई भारत सरकार द्वारा , 20 % नगर निकाय द्वारा एवं 
शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 फरवरी 2018 


50 % भारत सरकार द्वारा , 30 % राज्य सरकार द्वारा एवं 20 % राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा । 
योजना के अधीन O & M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा । योजना के कार्यान्वयन हेतु 
राशि प्रथम किश्त 20 % , द्वितीय किश्त 40 % एवं तृतीय किश्त 40 % के रूप में विमुक्त किया जाएगा । प्रस्तावित 13 
जलापूर्ति योजना में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में रू0 21356.0298 लाख ( दो सौ तेरह करोड़ छप्पन लाख दो 
हजार नौ सौ अस्सी रू0 मात्र) एवं बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैंड पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना में राज्यांश के रूप 
में तीन किश्त में रू0 2284. 329 लाख (बाईस करोड़ चौरासी लाख बत्तीस हजार नौ सौ रू0 मात्र ) का भार वहन किया 
जाना है । PDMC की नियुक्ति पर राज्य सरकार को कोई राशि नहीं देना है । 

3. योजना का उद्देश्य : - विकास की गति को बनाये रखने तथा हाजीपुर, बगहा, मोतिहारी, सिवान , आरा, 
बेगूसराय , किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम , छपरा, जहानाबाद एवं बिहारशरीफ के नागरिकों को उच्चस्तरीय 
जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि रू0 78255.636 लाख ( सात अरब बयासी 
करोड़ पचपन लाख तिरेसठ हजार छह सौ रू0 मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है । इससे राष्ट्रीय मानक के 
अनुसार वर्णित नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जाना है । वर्तमान 
व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इन योजनाओं को अगले तीस 
वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । 

बेउर मोड़ से मिठापुर बस स्टैंड, पटना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के 8 वार्डों में 
आवासित लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराना है । 

आयोजना, डिजाइन, पर्यवेक्षण और परियोजना प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु योजना की मार्गदर्शिका के 
अनुरूप परियोजना विकास और प्रबंधन परामर्शदाता ( PDMC ) की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है । जिसके अंतर्गत 
निविदा प्रक्रिया के निष्पादनोपरांत M / s WAPCOS Ltd को PDMC के रूप में योग्य पाया गया है । तीन वर्षों के 
लिए M/ s WAPCOS Ltd का कुल Financial Proposal 31, 27, 99 , 000 . 00 रूपये ( GST रहित ) का है , 
जिसमें Remuneration मद में 21,31, 80, 000.00 रूपये, Reimbussable experses मद में 7,56, 20 ,000.00 रूपये 
तथा Provisional Sum मद में 2,39 ,99,000.00 रूपये है । अनुमानित 18 % GST सहित कुल प्राक्कलित राशि 
36,91, 02 ,820.00 रुपये है । PDMC में 13 Key Professional, 54 Support Professional एवं 20 Support 
Staff होंगे । इस योजना पर व्यय होनेवाले शत् - प्रतिशत राशि का भार वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा । 

4. योजना के लिए आवश्यक निधि के स्रोत एवं अन्य उपबंध - 

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( AMRUT ) योजना के अधीन हाजीपुर , 
बगहा, मोतिहारी, सिवान, आरा, बेगूसराय , किशनगंज, कटिहार, बक्सर, सासाराम , छपरा , जहानाबाद एवं बिहारशरीफ 
जलापूर्ति योजना फेज - II के कार्यान्वयन हेतु परियोजना लागत का 50 % भारत सरकार द्वारा, 30 % राज्य सरकार 
द्वारा एवं 20 % राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा । योजना के अधीन O & M मद की पूरी राशि का 
वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा । इन सभी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद 
होगा । योजना के लिए प्रस्तावित राशि एवं इसके अन्तर्गत अवयवों की विवरणी निम्नवत है: 

( राशि लाख रू0 में ) 


क्र . 


योजना का 

नाम 


प्राक्कलित राशि 


अवयव 


कैपिटल 
कॉस्ट 


केन्द्रांश 
की राशि 
50 % @ 
Column 

3 


कुल 
स्वीकृत 
राशि 


0 & M 
कॉस्ट 


राज्यांश 
की राशि 
30 % @ 
Column 

3 


ULB का 
अंशदान 
20 % @ 
Column 3 + 
100 % O & M 

कॉस्ट 


7 


8 


| 6934. 42 


681.743467. 21 


2080 . 326 


2068. 624 


हाजीपुर 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


7616.168 Nos Tube wells, 

Rising main 1200M , 
OHR- 3 nos ( 5834KL), 
Distribution Pipe line 
150555M , HH Con.- 6902, 

SCADA - Yes 
7096. 98 14 Nos Tube wells , 

Risingmain 1400M , 
OHR- 5 nos ( 3393KL) , 
Distribution Pipe line 
112621M , HH Con.- 10601, 
SCADA- Yes 


6451. 80 


645 .18 


3225. 90 


1935 . 54 


1935 .54 


बगहा 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 फरवरी 2018 


प्राक्कलित राशि 


ULB का 


योजना का 

नाम 


कुल 


अवयव 


अंशदान 


राज्यांश 
की राशि 
30 % @ 
Column 


केन्द्रांश 
की राशि 
50 % @ 
Column 

3 


स्वीकृत 
राशि 


कैपिटल 
कॉस्ट 


O & M 
कॉस्ट 


20 % @ 
Column 3 + 
100 % 0 & M 

कॉस्ट 


| 


2 


3 4 
6532. 938649 .17 


5 
3266.469 


1959. 881 


1955.758 


7 182. 108 


3 | मोतिहारी 

जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


9 Nos Tube wells, 

Rising main 1200M, 
OHR- 3 nos ( 3475KL), 
Distribution Pipe l ine 
183146M , HH Con.- 15741 , 
SCADA - Yes 
10 Nos Tube wells, Rising main 
2850M, 
OHR- 3 nos ( 2650 KL) , 
Distribution Pipe line 
157516M , HH Con.- 11804 , 
SCADA -Yes 


4 


| 


6517. 36 


648. 61 


3258. 68 


1955 . 208 


1952.082 


7165. 97 


सिवान 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


5 


4865. 13 


484 .55 


2432.565 


1459. 539 


1457 . 576 


आरा 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


5349. 688 Nos Tube wells , 

Rising main 4992M, 
OHR- 6 nos ( 4000 KL) , 
Distribution Pipe line- 78028M , 

HH Con. -10021 , SCADA- Yes 
5502. 42 10 Nos Tube wells, Rising main 

850M, 
OHR- 4 nos ( 3178 KL ), 
Distribution Pipe line-87266M , 
HH Con .- 18727, SCADA - Yes 


5005. 15 


497. 27 


2502.575 


1501. 545 


1498. 30 


बेगूसराय 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


7 


| 


451. 243 | 2256. 215 - 1353. 729 


1353.729 


किशनगंज । 4512. 43 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


4963.673 10 Nos Tube wells , Rising main 

1200M, 
OHR- 4 nos ( 2424 KL), 
Distribution Pipe line 
113238M , HH Con .- 6320 , 
SCADA -Yes 


8 


| 4136 . 372 


411 .11 


2068.186 | 1240 . 912 


1238. 384 


कटिहार 
जलापूर्ति 
योजना 


4547.482 | 10 Nos Tube wells , Rising main 

1200M, OHR- 4 nos ( 2948 KL) , 
Distribution Pipe line-64961M , 
HH Con.-15340 , SCADA- Yes 


फेज - 2 


9 


4427. 736 


438.677 | 2213. 868 | 1328.3208 


1324. 2242 


बक्सर 
जलापूर्ति 
योजना 


4866 .413 10 Nos Tube wells , Rising main 

1200M, 
OHR- 5 nos ( 3000 KL), 
Distribution Pipe line - 86609M , 
HH Con.- 8921, SCADA- Yes 


फेज- 2 


2788.08277 .36 


1394.04836. 424834. 976 


3065. 44 


सासाराम 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


2 Nos Tube wells, 
Rising main 940M, OHR- 3 
nos ( 3000 KL), Distribution 
Pipe line- 58844M, HH Con. 
6722, SCADA- Yes 


A 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 फरवरी 2018 


प्राक्कलित राशि 


अवयव 


स 


योजना का 

नाम 


केन्द्रांश 
की राशि 
50 % @ 
Column 


राज्यांश 
की राशि 
30 % @ 
Column 


कैपिटल 
कॉस्ट 


O & M 
कॉस्ट 


ULB का कुल 
अंशदान | स्वीकृत 
20 % @ राशि 
Column 3 + 
100 % O & M 

कॉस्ट 


3 


2 


78 


6162. 69 


613.733081 .345 


1848. 807 


1846. 268 


छपरा 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


6776. 42 | 8 Nos Tube wells , 

Rising main 2500M, OHR - 5 
nos ( 4850 KL), Distribution 
Pipe line - 108360M, HH Con. 
16161 , SCADA- Yes 


12 


4065. 58 


393 . 71 


2032. 79 


1219. 674 


1206.826 


4459. 29 


जहानाबाद 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


14 Nos Tube wells, Rising main 
550M, 
OHR- 0, Distribution Pipe line 
84905M , HH Con.-4900, 
SCADA - Yes 


876.524393. 54 | 2636.124 


| 2633. 936 


9663. 60 


बिहारशरीफ | 8787.08 
जलापूर्ति 
योजना 
फेज - 2 


23 Nos Tube wells, Rising main 
10000M 
OHR- 9 nos ( 6800 KL 
Capacity), Distribution Pipe 
line- 129291M, HH Con.-24000 , 
SCADA - Yes 


कुल 


71186.766 | 7068. 87 


35593. 383 21356. 0298 21306. 2232 


78255 .636 


* 


बेउर मोड़ से मीठापुर बस स्टैण्ड, पटना - स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल 
पर्षद द्वारा किया जाएगा । इस योजना हेतु एक तिहाई राशि भारत सरकार द्वारा, 20 प्रतिशत राशि पटना नगर 
निगम द्वारा एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्नवत है: 

( राशि लाख रू0 में ) 
| योजना का नाम प्राक्कलि केन्द्रांश की राशि राज्यांश की ULB का 

अवयव 
त राशि । (प्राक्कलित राशि राशि 

अशदान 
का 33.33 % ) (प्राक्कलित (प्राक्कलित 

राशि का राशि का 

46 . 66 % ) 20 % ) 
| बेउर मोड़ से 4894 .99 1631. 663 

2284. 329 978. 998 | Sump Capacity - 2375KL. 12 nos 
मीठापुर बस 

Pump Lenth of Drains 7119M 
स्टैण्ड - स्टॉम वाटर 

No of Wards covered - 8 
ड्रेनेज योजना 


5. यह एक नई योजना है । कार्यान्वयन एजेंसी BRJP / नगर निकाय को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 
राशि State Nodal Agency , Bihar ( BUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से 
उपलब्ध कराया जाएगा । राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण - पत्र भारत सरकार एवं SLNA को BRJP / नगर 
निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । BRJP राज्य सरकार का एक उपक्रम है । यह योजना निर्माण कार्य से संबंधित 
है, जो SAAP -III में स्वीकृत है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 फरवरी 2018 


6. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 15.01.2018 को सम्पन्न बैठक में मद सं0 01 के रूप में इन योजनाओं को 
स्वीकृति प्रदान की गयी है । 

अतः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 
एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारी / संबंधित नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


___ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 103 -57 1 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


